सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 372 


15 ज्येष्ठ, 1938 ( श०) 
राँची , सोमवार , 

5 जून , 2017 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
13 अप्रैल , 2017 


संख्या -1 / पी०- 102 / 2014 का .- 5388 -- महानिदेशक , राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ( सर्ड), राँची के 
पद पर पदस्थापित श्रीमती मृदुला सिन्हा, भा .प्र.से . ( झाः86) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 

2. श्रीमती सिन्हा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ महानिदेशक , राज्य ग्रामीण 
विकास संस्थान ( सई), राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी | 


संख्या-1/ पी०-102 / 2014 का .- 5389 -- सदस्य, राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री एन० के० मिश्रा, भा . प्र.से . ( झाः86 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 5 जून , 2017 
संख्या-1/ पी०-102/ 2014 का .- 5390 -- निदेशक , श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , रॉची के पद पर 
पदस्थापित श्री आलोक गोयल, भा .प्र. से. ( झा : 90) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सदस्य , 
राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-1/ पी०-102/ 2014 का .- 5391 -- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री मनीष रंजन, भा.प्र.से. ( झाः2002 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक खूटी 
जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे 
दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग 
करेंगे । 


संख्या -1/ पी०- 102 / 2014 का .- 5392 -- निबंधक , सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री विजय कुमार सिंह, भा. प्र.से . ( झाः2003) ( अतिरिक्त प्रभार - प्रशासक , झारखण्ड राज्य 
सहकारी बैक लि०) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , पशुपालन , झारखण्ड , राँची के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-1/ पी०- 102 / 2014 का .- 5393 -- निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय , झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार झा , भा .प्र. से. ( झाः2003) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ 
विशेष सचिव, योजना- सह -वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -1/ पी०-102/ 2014 का .- 5394 -- निदेशक , प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री कृपा नन्द झा , भा . प्र. से . ( झाः2005) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
अभियान निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 

श्री झा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर सचिव, स्वास्थ्य , चि०शि० एवं 
परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची, परियोजना निदेशक , झाररखण्ड एड्स कन्ट्रोल सोसायटी , राँची 
एवं प्रबंध निदेशक , झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट कारपोरेशन 
लि ., राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


संख्या-1 /पी० -102 /2014 का .- 5395 -- निदेशक , मत्स्य , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
राजीव कुमार , भा .प्र. से. ( झाः2007) ( अतिरिक्त प्रभार - निदेशक , उद्यान, परियोजना निदेशक, उद्यान एवं 
परियोजना निदेशक, जोहार) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक, कृषि, झारखण्ड तथा प्रबंध 
निदेशक , झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद , राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


3 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 5 जून , 2017 
संख्या -1 /पी०- 102 / 2014 का .- 5396 -- उपायुक्त, खूटी के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्रशेखर , 
भा .प्र. से. ( झाः2008) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, 
राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 

श्री चन्द्रशेखर अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , जे. सी . ई. आर. टी . के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-1/पी०-102 / 2014 का.- 5397 -- परियोजना निदेशक, झारखण्ड सर्व शिक्षा अभियान, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री मुकेश कुमार , भा .प्र. से. ( झाः2009 ) ( अतिरिक्त प्रभार- OSD, Ease of doing 
business and investment ) अपने कार्यों के साथ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड तथा निदेशक , 
मध्याह्न भोजन प्राधिकार , राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

2. श्री मुकेश कुमार, भा . प्र. से. ( झाः2009) अपने कार्यों के साथ श्री चन्द्रशेखर , भा . प्र. से. 
( झाः2008 ) के प्रशिक्षण अवधि तक के लिए निदेशक , माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची एवं निदेशक , 
जे. सी.ई. आर.टी. के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -1/ पी०- 102 / 2014 का .- 5398 -- मनरेगा आयुक्त , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री 
सिद्धार्थ त्रिपाठी, भा. व. से. ( झाः1999 ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ विशेष सचिव -सह-मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी , प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 372-- 50 


